निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 माघ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 107) पटना , वृहस्पतिवार , 9 फरवरी 2017 

कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


अधिसूचना 

3 फरवरी 2017 
सं० कारा / स्था०( अरा०) - 01 - 04 / 2016 - 475 — बिहार लोक सेवा आयोग , पटना में दिनांक 27.12.2016 को 
आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गये निर्णय एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित उपाधीक्षकों को 
बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक (बेसिक ग्रेड) के पद पर वेतनमान -9300 - 34800, पे बैण्ड – 2, ग्रेड पे 4800 / - में 
अधिसूचना निर्गत की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ - 05 में अंकित काराओं में 
काराधीक्षक के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 


क्र० 


नव प्रोन्नत 
काराधीक्षक का नाम 


गृह 
जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


प्रोन्नति के पश्चात् 

पदस्थापन 


5 


| श्री भोलानाथ सिंह 


छपरा 


प्रभारी अधीक्षक , मंडल कारा, 
औरंगाबाद 


अधीक्षक, मंडल कारा , 
औरंगाबाद 


2 


श्री सुभाष प्रसाद सिंह 


भोजपुर । प्रभारी अधीक्षक , मंडल कारा , छपरा 
भोजपुर 


अधीक्षक , मंडल कारा, छपरा 


श्री विपिन कुमार 


मुंगेर 


अधीक्षक , उपकारा, शेरघाटी 


उपाधीक्षक , शिविर मंडल कारा, 
फुलवारीशरीफ 


श्री महेश रजक 


नालंदा । उपाधीक्षक , मंडल कारा, शिवहर 


| अधीक्षक , उपकारा, बाढ़ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 फरवरी 2017 


क्र० 


नव प्रोन्नत 
काराधीक्षक का नाम 


गृह 


वर्तमान पदस्थापन 


प्रोन्नति के पश्चात् 

पदस्थापन 


जिला 


5 


श्री मनोज कुमार 


नवादा 


उपाधीक्षक , मंडल कारा , बिहारशरीफ 


| अधीक्षक, उपकारा, विक्रमगंज 


श्री राजेश कुमार राय | बक्सर । उपाधीक्षक , केन्द्रीय कारा, मोतिहारी अधीक्षक , उपकारा, रोसड़ा 
2. नव प्रोन्नत अधीक्षकों को प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । 

3. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 ( सी0 ) 
संख्या - 29770 / 2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित 


होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्रशासन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 107- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


